IATLIN 


रजिस्ट्री संडीएल - 33004 /96 


SCRETARIAT 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 96 


- 


- 


- 


: 


: 

ATRALSEX 


No - son - - 


HI 


मगपर जयते 


भारत की सजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PARTII --- Section 3 - Sub Section ( i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से0 383 ] 
No. 383 ] 


नई दिल्ली , सोमवार, नवम्बर 18, 1996 / कार्तिक 27 , 1918 
NEW DELHI,MONDAY, NOVEMBER 18, 1996 /KARTIKA 27 , 1918 


DDE 


भूतल परिवहन मंत्रालय 
( पोत परिवहन खंड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 1996 
सा . का .नि . 525 ( अ ). - - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत 
( समूह " क " राजपत्रित तकनीकी पद ) भर्तीनियम , 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : --- 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत ( समूह " क " राजपत्रित तकनीकी पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1996 हैं । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत ( समूह " क " राजपत्रित तकनीकी पद ) भर्ती नियम , 1990 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
( 1 ) 

( 2 ) . ( 3 ) 
" 2. उपमहानिदेशक 

साधारण केन्द्रीय सेवा समूह " क " 4500 - 150 -5700 - रु , 
* 1996 कार्यभार के .. राजपत्रित अनुसचिषीय 
आधार पर परिवर्तन 
किया जा सकता है । 


( 4 ) 


( 5 ) 


चयन 


( 6 ) 
50 वर्ष से अधिक नहीं 
टिप्पण 1. - केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों 
के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 


( 8 ) 
आवश्यक : ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
से सिविल/ यांत्रिक/ दूर - संचार/इलैक्ट्रोनिकी और संचार 
इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरी में एक विशेष के रूप में 
रेडियो संचार सहित डिग्री या समतुल्य । 


2828 GI/ 96 


। 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II - ~- SECC . 3(1) 


- 


- - 


- 


- 


( 6 ) 
टिप्पण 2. - आयु सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल 
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए निहित की गई हैं । 


( 8 ) 
( 2 ) प्रकाश स्तंभों और समुद्री नौपरिवहन से संबंधित 
अन्य सहायता सामग्रियों के संनिर्माण, अनुरक्षण और 
प्रचालन के क्षेत्र में समूह " क " पद पर कार्य करने का वह 
पंद्रह वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुर्हित अभ्यर्थियों की दशा 
में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल 
की जा सकती है । 
टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
अनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की 
जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक 
सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
होने की संभावना नहीं है । 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11 ) 


( 12 ) 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
एक वर्ष 


प्रोन्नति जिसके न प्रोन्नति : ऐसा निदेशक 3700 - 5000/ - रु.जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष 
हो सकने पर प्रतिनियुक्ति नियमित सेवा की है जिसके न हो सकमे पर ऐसा निदेशक जिसने 
पर सथांनांतरण द्वारा दोनों निदेशक और उप निदेशक ( 3000-- 4500 रु.) की श्रेणियों में कुल 
के न हो सकने पर सीधी मिलाकर दस वर्ष तक नियमित सेवा की है । 
भती द्वारा । 

टिप्पण: केवल ऐसे अधिकारियों पर जिनके पास सीधे भर्तीकिए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं , प्रोन्नति तैनाती के 
लिए विचारकिया जाएगा । यद्यपि ऐसे विद्यमान अधिकारियों पर जिनके 
पास विद्युत इंजीमियरी में डिग्री है उप महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति 
के लिए विचारकिया जाएगा । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( 1 ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( 2 ) जिन्होंने 3700 - 5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 
पांच वर्षनियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, ओ प्रोन्नति की सीधी पंक्ति 
में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 
होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा भियक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । ( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग) में नियुक्ति से 
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बास्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन प्रापा करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( 13 ) 


( 14 ) 


समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध 
में विचार ) करने के लिए ) : 


सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक 


1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय सदस्य 
3. महानिदेशक , प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत - सदस्य 
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के लिए ) 
1. संयुक्त सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय - अध्यक्ष 
2. महानिदेशक, प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत - सदस्य 
टिप्पणः सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि 
से संबंधित विभागीय प्रोन्मति समिति की कार्यवाहियां , 
संघलोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी 
किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो 
विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा 
आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में 
फिर से होगी । 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ फाइल सं. ए - 12013/ 1/96 - एस एल ] 

ए. के. रस्तोगी, संयुक्त सचिष 


टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना संख्या सा . का .मि . 702 ( अ ) तारीख १ अगस्त, 1990 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Shipping Wing ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th November, 1996 


G . S. R . 525 (E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes thc following rules to amend the Department of Lighthouses and Lightships (Group A Gazetted Technical 
Posts ) Recuritment Rules 1990 , namely :- -- 


1. (1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Group A Gazetted TechnicalPosts ) Recuritment 
(Amendment) Rules, 1996 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Schedule to the Department of Lighthouses and Lightships (Group A Gazetted TechnicalPosts) RecuritmentRules, 
1990, for serial number 2 and the entries relating thereto,the following serial number and entries shall be subsituted, namely : --- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC, 3 (1)] 


( 1) 
" 2 . Deputy Director 

General 


(4 ) 
Rs . 4500 - 150 - 5700 


(2 ) 
3 * 
* 1996 subject to 
variation dependent 
on workload . 


( 3 ) 
General Central Service 
Group A Gazetted , 
Non -Ministerial 


_ - 


- 


(6 ) 


( 8 ) 


Selection 


No 


Not exceeding 50 years 
Note 1: Relaxable for Government 
servants upto 5 years in accordance with 
the instructions or orders issued by the 
CentralGovernment. 


Essential : 
(i) Degree in Civil/Mechanical/ 

Tele -communication /Electronics / 
Electronics and Communica 
tion Engineering or Electrical 
Engincering with Radio Commu 
nication as a special subject from 
a recognised University or equiva 

lent. . 
(1 ) 15 years experience in Group A 

posts in the field of Construction 
Maintenance/ Operation of light 
houses and other aids to marine 
navigation 


Note 2 : The crucial date for determnining 
the age - limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates in 
Înctia (and not the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya, Aninachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura, Sikkim ,Ladakh Division of Jammu 
andKashmir State , Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District 
ofHimachal Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshdweep . 


Note 1: Qualifications are relaxable at 
the discretion of the Union Public 
Service Commission in case of 
candidates otherwise well qualified 


Note 2 : The qualification regarding ex 
perience is relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission 
the case of candidates belonging to 
Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes, if at any stage of selection the 
Union Public Service Commission is 
of the opinion that sufficient number 
of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are 
not likely to be available to fill up the 
vacancies rescrved for them . 


- PV -SALL 


( 9 ) 


(10 ) 


( 11) 


(12 ) 


Age : No 
Educational 
qualifications: Yes 


1 year : for 
direct rccurits 


Promotion failing 
which by transfer 
on deputation failing 
both by direct recurit - 
ment. 


Promotion : 
Director (Rs. 3700 -5000 ) with 5 years regular scrvice in 
the grade failing which director with 10 years combined 
regular service in the grades of Director and Deputy Director 
(Rs. 3000 -4500 ), 


- 


- 


[ 777 II--- UV 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


L 


U 


... 


111 


(12 ) 
Note : Only such officers who possess the educational qualifi 
cations prescribed for direct rocruits will be considered for pro 
motion/posting. ExistingOfficer with degree in Electrical En 
gineering would however, be considered for promotion to the 
posts ofDeputy Director General. 
Transfer on Deputation : 
Officers under the Central/State Governments:-- 
(a ) (1) holding analogous posts on a regular basis , or 
(ü ) with 5 years regular service in post in the scale of . . 
Rs.3700 -5000 or equivalent; and 
(b ) possessing the educational qualifications and experience 
prescribed for direct recruits under column. 8. 
The departmental officers in the feeder category who are in the 
direct line of promotion shall not be eligible for consideration 
for appointment on deputation . 
Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration 
for appointment by promotion . (Period of deputation includ 
ing period ofdeputation in another ex -cadre post held ) imme 
diately preceding this appointment in the same or some other 
organisation / department of the CentralGovernment shall Or 
dinarily not exceed 5 years, the maximum age limit for appoint 
ment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years 
as on the closing date of receipt of applications). 


(13) 


Group A DepartmentalPromotion Committee ( for considering 
promotion ): 


Consultation with Union Public service Commission 
necessary while making direct recruitment and 
appointing an officer on deputation ." 


1. Chairman /Member, Union Public Service Cominisssion - Chairman 
2 . Joint Secretary,Ministry of Surface Transport - Member 
3 . Director General of Lighthouses and Lightships Member 


Group A Departmental Promotion committee ( for confirmation ): 
1 . Jointsecretary, Ministry of Surface Transport- Chairman 
2. Director General of lighthouses and Lightships - -Member. 


Note : The proceedings of the DepartmentalPromotion committee 
relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the 
commission for approval. If however , these are not approved 
by the Commission a frosh meeting of the Departmental 
Promotion Committee to be pre -sided over by the Chairman or 
a Member of the Union Public Service Commission shall be held . 


F . No. A - 12013 / 1/96 -SL ] 
A . K . RASTOGI, Jt . Secy . 


Note : — The principal ruleswere published in the Gazette of India 
vide notification number GSR 702 (E ), dated the 9th August, 
1990 . 


Printed by theManager, Govt. of India Prosg , Ring Road , Mayapuri , Now Delhi-110064 

und Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 - 1996 


